निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 185 ) 


__ 2 फाल्गुन 1935 ( शO ) 
पटना , शुक्रवार, 21 फरवरी 2014 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


A 


A 


- 


- 


s 


आदेश 

23 जनवरी 2014 
सं0 5निगो0वि0 (1)11 / 12 - 41 निगो — डा0 शोभानन्द झा , ( सेवानिवृत ) तदेन शोध पदाधिकारी ( जैविक उत्पाद) , 
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान , बिहार, पटना को विभागीय आदेश ज्ञापांक - 579 दिनांक 01. 02.08 द्वारा स्थानान्तरित कर 
कार्यकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया था जहाँ पर उन्हें दिनांक 07.02.2008 
तक योगदान देना था । किन्तु इनके द्वारा आदेश का अनुपालन न कर स्थानान्तरण आदेश के स्थगन हेतु अभ्यावेदन समर्पित 
किया गया जिसे विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा इसकी सूचना डा0 झा को भी दी गयी । तदोपरान्त डा0 झा को 
अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु विरमित भी किया । इसके बावजूद इनके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया 
जिससे पूर्ण विभागीय कार्य प्रभावित हुए । इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना कर स्वेच्छाचारिता, 
अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य से विमुखता के आरोप के लिए डा0 झा के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक - 355 निगो0 दिनांक 19. 09 .2008 
द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया । 

र्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समप्रित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी डा0 झा के विरूद्ध 
प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए डा० झा से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय 
कारण पृच्छा) की मांग की गयी जिसके अनुपालन में उनके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अपने विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त 
करने एवं सेवान्त लाभों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया । 

डा0 झा के विरूद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा डा0 झा से प्राप्त लिखित 
अभ्यावेदन (द्वितीय कारणपृच्छा जबाव) का विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के 
नियम 43 बी में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत डा0 झा की पेंशन से 5 % (पांच प्रतिशत ) राशि की कटौती एक वर्ष के लिए 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 फरवरी 2014 
करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । डा० झा के विरूद्ध उक्त विभागीय दण्ड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 
सहमति प्रदान की गयी है । 

अतः डा0 झा के विरूद्ध सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में - 

1. डा0 शोभानन्द झा ( सेवानिवृत ) तदेन शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के पेंशन से 
5 % (पांच प्रतिशत ) राशि की कटौती एक वर्ष के लिए किया जायेगा । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उपेन्द्र नारायण महतो, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 185-571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


